निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 455 ) 


3 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , शनिवार , 24 मई 2014 


निर्वाचन विभाग 


- 


ri 
& 


अधिसूचना 

24 मई 2014 
सं0 बी1 - 3 - 40 / 2012- 65 — चूँकि संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड ( 3) के उपखण्ड ( ङ ) एवं खण्ड (5) के अधीन बिहार के 
राज्यपाल द्वारा दिनांक 09.05 .2012, 12.09.2011 एवं 11. 08 . 2011 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त / निरर्हता से ग्रस्त होने / पद 
से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में रिक्त 12 ( बारह ) स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ मनोनयन किया जा चुका है ; 

इसलिए निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 -बी1 - 3 - 40 / 2012 - 64 दिनांक 24 मई, 2014 के क्रम में अब लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 74 के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 ( बारह ) सदस्यों का नाम सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए अधिसूचित किये जाते है ; 

राम लषन राम रमण 
विजय कुमार मिश्र 
सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार 
राणा गंगेश्वर सिंह 
जावेद इकबाल अंसारी 
राजीव रंजन सिंह 
शिव प्रसन्न यादव 
संजय कुमार सिंह 
डॉ० रामवचन राय 
ललन कुमार सर्राफ 
रणवीर नन्दन 
रामचन्द्र भारती 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 
संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । 


+ 


ॐ 


ॐ 


- 


o 


o 


- 
F 


A 


PER JHC (31HTERUT ), 24 H $ 2014 

The 24th May 2014 
No. B1-3 - 40 / 2012 -65 — WHEREAS nomination by the Governor of Bihar has been made in 
pursuance of Sub - Clause (e ) of Clause (3 ) and Clause (5 ) of Article 171 of the Constitution of India , 
for filling of 12 seats of nominated member of Bihar Legislative Council against 12 ( Twelve ) 
vacancies, arising out of retirement/disqualification / resignation on 09 .05 .2012 , 12 . 09. 2011 and 
11 .08 .2011 respectively . 

THEREFORE , in pursuance of Notification No .-B1 -3 – 40 /2012 -64 dated 24 May, 2014 , Now 
under section 74 of the Representation of People Act, 1951, the names of the following 12 members 
nominated by the Governor of Bihar are hereby notified for general information : 

1. Ram Lakhan Ram ‘ Raman 
2 . Vijay Kumar Mishra 

Samrat Choudhary alias Rakesh Kumar 
Rana Gangeshwar Singh 
Javed Iqbal Ansari 

Rajiv Ranjan Singh 
7 . Shiv Prasanna Yadav 
8 . Sanjay Kumar Singh 
9 . Dr. Rambachan Roy 
10 . Lalan Kumar Sarraf 
11. Ranbir Nandan 
12 . Ramchandra Bharti 

By order and in the name of the Governor of Bihar, 

SOHAN KUMAR THAKUR , 
Joint Secretary -cum - Joint Chief Electoral Officer, Bihar. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT ) 455 - 571 + 300 - douto || 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


